रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Sm 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2064 ] 
No. 2064] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 10 , 2014 / आश्विन 18 , 1936 
NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 10, 2014/ ASVINA 18, 1936 


गृह मंत्रालय 


( आंतरिक सुरक्षा- I प्रभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 30 सितम्बर, 2014 
का . आ . 2609( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 258 
के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखंड 
राज्य सरकार की सहमति से , उक्त सरकार को शासकीय गुप्त अधि 
नियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खंड ( 8 ) के उप - खंड 
( ग ) और ( घ ) के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के भीतर, केन्द्रीय सरकार 
के कृत्य सौंपते हैं , किन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि इस प्रकार 
सौंपे जाने पर भी उक्त कृत्य केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किए जा सकते 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Internal Security- I Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th September, 2014 

S . O . 2609 (E ). — In exercise of the powers 
conferred by clause ( 1 ) of article 258 of the 
Constitution , the President, with the consent of the 
Government of Uttarakhand, hereby entrusts to that 
Government,the functions of the CentralGovernment 
under sub - clauses (c ) and ( d ) of clause ( 8 ) of Section 
2 of the OfficialSecrets Act, 1923 (19 of 1923 ) within 
the State of Uttarakhand , subject to the condition that 
notwithstanding such entrustment, the said functions 
may also be exercised by the Central Government. 

__ [ E. No . 17015 / 27/ 2014- IS .I] 

RAKESH SINGH, Jt. Secy . 


[ फा . सं. 17015/ 27/ 2014 - अईएस - I ] 


राकेश सिंह, संयुक्त सचिव 


4031 GI/ 2014 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


